निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 595 ) 


18 वैशाख 1941 ( श0 ) 
पटना , बुधवार , 8 मई 2019 


सं० वि० ( 27 )- पे०को० (विविध ) NPS - 04 / 2019 - 433 /वि0 , 

वित्त विभाग 


प्रेषक , 


डॉ० कामेश्वर ओझा , 
संयुक्त आयुक्त ( लेखा) 


सेवा में , 


प्रधान सचिव / सचिव 
सभी विभाग /विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त / 
महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय , पटना / 
सचिव , बिहार विधान सभा /विधान परिषद / 
सभी जिला पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार । 


विषयः 


CFMS के अंतर्गत नवनियुक्त 
Activation के संबंध में । 


___ पटना, दिनांक - 7 मई 2019 
कर्मियों के PRAN Validation / 


NPS 


महाशय , 

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि CTMIS के तहत PRAN 
Validation का कार्य वित्त विभाग के स्तर से किया जाता था । दिनांक -01 .04. 2019 के प्रभाव से 
CFMS लागू है । इस बीच विभिन्न कार्यालयों से PRAN Validation संबंधी अनुरोध प्राप्त हो रहे 
है । इससे नवनियुक्त कर्मियों का Employees Database तैयार करने में तथा वेतन भुगतान में विलंब 
हो रहा है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 8 मई 2019 


CFMS के तहत NSDL एवं CFMS को Integrate करना है ताकि नवसृजित 
PRAN सीधे CFMS के Employees Database में प्राप्त हो सके । लेकिन अभी तक CFMS में 
उक्त गतिविधि क्रियाशील नहीं हो सकी है । । 

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सूचित करना है कि जब तक CFMS - NSDL का 
Integration नहीं हो जाता है , तब तक नये Employees का CFMS में डाटा बेस तैयार करने वाले 
प्राधिकार के द्वारा ही नवनियुक्त कर्मियों का विस्तृत डाटा बेस तैयार करने के साथ उनके PRAN की 
प्रविष्टि CFMS में की जायेगी । PRAN Validation/ Activation हेतु अब वित्त विभाग के पास 
अनुरोध भेजने की आवश्यकता नहीं है । 

विश्वासभाजन , 

कामेश्वर ओझा, 
संयुक्त आयुक्त ( लेखा)। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 595 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


